। 


रजिस्ट्रीसं.डी.एल.-302159 


रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार.. 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


_ REGISTERED.No. DL -3m790 


REGISTERED No . D . L . -- 33002 / 99 


दिल्ली राजापान 


सपना 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 118 ]] 
No. 118) 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 11 , 2014 / भाद्र 20 , 1936 
DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2014/BHADRA 20, 1936 


| रा. रा . रा . क्षे. दि . सं . 961 

[ N. C. T . D. No . 961 


- 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

___ अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 11 सितम्बर, 2014 
सं . 456/नियम/ डी. एच . सी . - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उप- धारा (1) सह पठित 
धारा 2(ई) (iii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एतद्द्वारा 
दिल्ली उच्च न्यायालय ( सूचना का अधिकार) नियम , 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , जो दिल्ली राजपत्र 
असाधारण भाग -IV, संख्या 131 ( एन . सी . टी . डी. सं . 109 ) दिनांक 11- 08 - 2006 में अधिसूचना संख्या 180/ नियम/ 
डी . एच. सी . दिनांक 11 - 08- 2006 के द्वारा अधिसूचित , दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग -IV सं. 80 ( एन. सी . टी . डी . सं. 30 ) 
दिनांक 08- 05 -2007 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 117/ नियम/ डी. एच . सी . दिनांक 08-05- 2007 के द्वारा संशोधित , 
दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV सं . 185 ( एन. सी . टी. डी . सं . 206 ) दिनांक 29 - 10- 2007 में प्रकाशित अधिसूचना सं . 
225/नियम/ डी . एच . सी . के द्वारा आगे संशोधित एवं दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग -IV सं . 19 (एन . सी . टी . डी . सं. 301 ) 
दिनांक 31 -01-2008 में प्रकाशित शुद्धि पत्र सं. 117/नियम/ डी . एच. सी . दिनांक 31-01- 2008 के द्वारा सही किया गया , 
दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग -IV सं. 12 ( एन . सी . टी. डी . सं . 303) दिनांक 22-01- 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं . 
46/नियम/ डी . एच . सी . दिनांक 22- 01- 2009 के द्वारा आगे संशोधित एवं दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग -IV सं . 77 
( एन. सी. टी. सं. 41) दिनांक 13- 05 -2010 में प्रकाशित सं. 178/ नियम/ डी . एच. सी ./ दिनांक 13- 05- 2010 के द्वारा आगे 
संशोधित किए गए: 


3616 DG/ 2014 


2 


. . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


संशोधन 
I. नियम 7 में संशोधन 

( a) नियम 7(i) ( बी ) में शब्दावली “ अपील प्राधिकारी को " के पश्चात् शब्दावली “ एवं नियम 10 के अनुसार 

अपील हेतु शुल्क अपील प्राधिकारी के पास जमा करें " को हटाया जाता है । 
( b) नियम 7(ii ) में , शब्दावली “ अपील की प्राप्ति पर एवं “ अपील प्राधिकारी के मध्य में शब्दावली “ अपेक्षित 

शुल्क के साथ " को हटाया जाता है । 
___ II . नियम 10 में संशोधन 

नियम 10( बी ) ( i) हटाया जाता है । 
III. विद्यमान नियम 11(ii) हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

(ii) अपील प्राधिकारी उनके समक्ष फाइल की गयी समस्त अपील का रिकॉर्ड रखेंगे | 
IV. नियमों के साथ संलग्न प्रारूप एफ की क्रम संख्या 9 को हटाया जाता है| 
नोट : ये संशोधन उनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 


HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI 


NOTIFICATIONS 


Delhi, the 11th September, 2014 


No. 456 /Rules/DHC . - In exercise of the power conferred by sub -section (1) of Section 28 read with Section 2 
( e ) ( iii ) of the Right to Information Act, 2005, Hon ble the Chief Justice of the High Court of Delhi hereby 
following amendments in Delhi High Court (Right to Information ) Rules, 2006 , which were notified vide Notification 

No .180/ Rules/ DHC dated 11th August , 2006 , in Delhi Gazette Extraordinary, Part IV No.131 ( N. C. T. D. No . 109 ) dated 
11th August, 2006, amended vide Notification No. 117/Rules/DHC dated 8-5-2007 published in Delhi Gazette 
Extraordinary Part IV , No. 80 ( N. C. T. D. No. 30) dated 8 -5- 2007, further amended vide Notification No. 225/ Rules /DHC 
dated 29 -10- 2007 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No . 185 ( N. C. T. D. No. 206 ) dated 29- 10- 2007 and 
corrected vide Corrigendum No. 117/Rules/DHC dated 31- 1-2008 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV 
No. 19 (N .C . T.D . No . 301 ) dated 31-1- 2008 , further amended Notification No.46/Rules /DHC dated 22 -1- 2009 published 
in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 12 (N .C .T.D . No. 303) dated 22 -1-2009 and further amended vide 
No. 178 /Rules/DHC dated : 13 - 05 -2010 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 77 (N .C . T. D . No . 41) dated 
13- 05 - 2010 : --- 


AMENDMENT 


1. 


. Amendment in Rule 7 


( a ) In Rule 7 (i) (b ), the words " and deposit fee for appeal as per Rule 10 with the Appellate 

Authority " after the words "to the Appellate Authority " stands deleted . 
( b) In Rule 7( ii ), the words " along with required fee " , in between the words " On receipt of the 

appeal ” and “the Appellate Authority " stands deleted . 
Amendment in Rule 10 
Rule 10( B)(ii ) stands deleted . 
The following shall be substituted for the existing rule 11(ii ) :---- 
(ii) the appellate authority shall maintain records of all appeals filed before it . 


11. 


III. 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


me 


__ IV . Serial No . 9 of FORM F attached with Rules stands deleted . 
Note : These amendment shall come into force from the date of their publication in the Gazette . 


सं. 457/नियम / डी. एच. सी . - सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 28 की उप -धारा (1) सह पठित 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं समस्त अन्य सामर्थ्यकारी उपबंधों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली 
उच्च न्यायालय एतद्द्वारा दिल्ली जिला न्यायालय ( सूचना का अधिकार ) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करता है जो 
दिल्ली राजपत्र असाधारण , भाग IV सं . 66 ( एन . सी . टी . डी . सं . 30 ) दिनांक 6 मई , 2009 में सं. 162/नियम/ डी . एच . सी . 
दिनांक 06- 05 -2009 के द्वारा अधिसूचित किए गए : 


संशोधन 


I. नियम 11 में संशोधन 

नियम 11( ए) में शब्दावली अधिनियम का " एवं शब्दावली “ अंतर्विष्ट करेंगे " के मध्य शब्दावली “ पचास रुपये के 
शुल्क के साथ होंगे , सिवाय जहाँ आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आता हो अथवा पूँछी गयी सूचना 
किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बंधित हो , उचित रसीद पर नगद के माध्यम से अथवा जिला 

न्यायाधीश को देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर एवं यह" को हटाया जाता है । 
नोट: यह संशोधन इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे | 

न्यायालय के आदेशानुसार , 
संगीता ढींगरा सहगल, महा निबंधक 


No. 457/Rules/DHC.- In exercise of the power conferred by sub - section (1) of Section 28 of the Right to 
information Act, 2005, read with Article 235 of the Constitution of India and all other enabling provisions, the High 
Court of Delhi hereby makes the following amendment in Delhi District Courts ( Right to Information ) Rules, 2008 , 
which were notified vide No. 162 / Rules/DHC dated 6 - 5 - 2009 in Delhi Gazette Extraordinary, Part IV No. 66 ( N. C . T . D . 
No . 30 ) dated 6th May, 2009: - - 


AMENDMENT 


Amendment in Rule 11 
In Rule 11 (a ) the words “ shall be accompanied by a fee of rupees fifty , except where the applicant 
belongs to below poverty line category or the information asked for concerns life or liberty of 
any person , by way of cash against a proper receipt or by bank draft or bankers cheque or an 
Indian postal order payable to the District Judge and it" in between the words " of the Act" and 
" shall contain ” stands deleted . 


Note : This amenement shall come into force from the date of its publication in the Gazette , 


By Order of the Court 
SANGITA DHINGRA SEHGAL , Registrar General 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


